निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 255 ) 


12 ज्येष्ठ 1933 ( श० ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 2 जून 2011 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

1 फरवरी 2011 
सं० 22 / निसि0( पू0) - 1 - 10 / 2006 / 118 — मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया परिक्षेत्राधीन 
सिंचाई प्रमण्डल , मुरलीगंज के अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0 05 / 2005 - 06 के ग्रुप सं0 3 के निविदा 
निस्तार में बरती गई अनियमितता की जॉच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा कराई गई । उड़नदस्ता से प्राप्त जाच 
प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, 
सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज से विभागीय पत्रांक 736, दिनांक 3 सितम्बर 2008 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया । 

श्री सुरेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । 
सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार , कार्यपालक अभियन्ता के विरूद्व अभिलेखों में हेराफेरी करने एवं सरकार को वित्तीय 
क्षति पहुंचाने की साजिश करने का दोषी पाया गया है, जो एक गंभीर वित्तिय अनियमितता एवं धोर कदाचार है । 
उक्त आरोप के लिए श्री कुमार, कार्यपालक अभियन्ता को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय 
सरकार द्वारा लिया गया है । 


सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुरेश कुमार, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, सिंचाई प्रमण्डल, 
मुरलीगंज ( सम्प्रति कार्यपालक अभियन्ता, पुनपुन बराज प्रमण्डल सं0 - 1, गोंह , औरंगाबाद ) को तत्काल प्रभाव से 
निलंबित किया जाता है । 


( 2) निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, पटना 
निर्धारित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 2 जून 2011 


( 3) निलंबन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 


( 4 ) विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जा रहा है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कृष्ण कुमार प्रसाद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 255 - 571 + 10 -डी०टी०पी० । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


